निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 70 ) 


18 पौष 1936 ( श0 ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 8 जनवरी 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

9 अक्तूबर 2014 
सं0 9 / आरोप ( राज0)(नि0) - 1 - 17 / 2012 - 4371 — श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, 
खगड़िया सम्पत्ति निलंबित, मुख्यालय , सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णियाँ को 
खगड़िया एवं उनके विभिन्न पदस्थापन कार्यालयों में अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने , विभागीय निर्देश का 
उल्लंघन, कदाचार, अनियमितता एवं राजस्व की भारी क्षति पहुँचाने आदि गंभीर आरोपों के लिए निलंबित करते हुए 
विभागीय संकल्प संख्या - 1049 दिनांक 05.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी विभागीय जॉच आयुक्त बिहार , पटना द्वारा अपने पत्रांक -716 
सी0डी0ई0 दिनांक 30. 08. 2011 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन विभाग को भेजा गया । विभागीय जाँच आयुक्त - सह - संचालन 
पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा में यह पाया गया कि विभागीय कार्यवाही में कतिपय बिन्दुओं का विश्लेषण 
नही हो सका है । अतएव जॉच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए असहमति के बिन्दुओं को अभिलेखित कर 
विभागीय पत्रांक - 6245 दिनांक 05. 12.2012 तथा विभागीय पत्रांक - 1419 दिनांक 01.04. 2014 द्वारा श्री मौर्य से द्वितीय 
कारण पृच्छा की मांग की गई । 

3. श्री मौर्य द्वारा दिनांक 25.02 .2013 को समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन में असहमति के बिन्दुओं पर 
ऐसा कोई तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो नये सिरे से विचारणीय हो । अतएव श्री मौर्य के बचाव का लिखित 
अभिकथन को अस्वीकार करते हुए सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में विभागीय पत्रांक - 3935 दिनांक 10.06. 2013 द्वारा 


2015 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 जनवरी 2015 
बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा पत्रांक - 1487 दिनांक 04. 
10. 2013 के द्वारा विभागीय प्रस्ताव में असहमति प्रदान की गयी । 

4. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये परामर्श का सम्यक विश्लेषण श्री मौर्य का संपूर्ण सेवा इतिहास एवं 
पूर्ववृत्त से किये जाने पर उन्हें सरकारी सेवा में बने रहने देने का कोई औचित्य नही पाया गया । अतएव पूर्ण 
विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्री मौर्य को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है । 

5. उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, खगड़िया सम्पत्ति निलंबित 
मुख्यालय सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्णिया प्रमण्डल , पूर्णियाँ को निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 (ix ) में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । साथ ही इन्हें 
निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा । 

6. श्री मौर्य को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्वीकृति 


प्राप्त है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 70-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


